. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 22, 2010 (ASAR . I, 1932 SAKA ) 


315 


सिंचाई विभाग 


आदेश 


दिनांक 11 जून , 2010 


क्रमांक 5847/ 1 - एल ० /33. - चूंकि , भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1). की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा 
सरकार, सिंचाई विभाग , की अधिसूचना संख्या 3215/ 1.एल/ 33, दिनांक 31 मार्च, 2010 में वर्णित भूमि , हरियाणा सरकार के द्वारा खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् रेवाड़ी में कमालपुर राजवाह की कि ० मी ० 8.392 से कि ० मी 0 10.665 तक विस्तार हेतु जो कि गांव हुसैनपुर , 
नारायणपुर, बाढजेठू और गांगोली तहसील व जिला रेवाड़ी के निर्माण हेतु अपेक्षित की गई है । 


अब, इसलिए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
हरियाणा के राज्यपाल. इसके द्वारा , जिला राजस्व अधिकारी -एवं- भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, रेवाड़ी को निर्देश देते हुए कि उपरोक्त 
अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा में संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश देते हैं । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार ! 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता , 
जे ० एल० एन ० जल रोवाएं परिमण्डल, 

रेवाड़ी ! 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The lith June, 2010 


No. 5847 /1 - L/ 33.--- Whereas, the land described in Haryana Government Irrigation Department Notification 
No. 3215 / 1-4 / 33, dated 31st March , 2010 issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act I of 1894 ) and 
published in Haryana Government Gazette on 6th April, 2010 has been declared to be needed by the Government of 
Haryana at public expense , for the public purpose , namely , for the construction /extension of Kamalpur Disty from 
Km. 8.392 10 10.665 falling into revenue boundaries of Village Hussainpur , Narainpur, Barth - Jadhu and Gangoli in 
Tehsil and District Rewari . 


- 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act , 1894 
( Act Iof 1894 ) the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer -cum- Land Acquisition Collector , 
Rewari District Rewari to take order for the acquisition of land described in the specifications appended to the 
declaration published with the aforesaid notification . 


By order of Governor of Haryana . 


B.K.SHARMA, 
Superintending Engineer, 
ILN Water Services Circle , Rewari. 


